" 
सत्यमेव जयते 


सरत 


हरिया 


GOVT.O 


ARYANA 


Haryana Government Gazette 


EXTRAORDINARY 

Published by Authority 


© Govt . of Haryana 
No. 116-2020/ Ext .] CHANDIGARH , WEDNESDAY , AUGUST 19 , 2020 ( SRAVANA 28 , 1942 SAKA ) 


हरियाणा सरकार 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 19 अगस्त, 2020 
संख्या 18 / 173 / 2020-5क- हरियाणा नगर पालिका वार्ड परिसीमन नियमावली, 1977 के नियम -9 के उपबन्धों के 
अनुसरण में तथा इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी सभी आदेशों / अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल द्वारा 
नगर पालिका, सढौरा, जिला - यमुनानगर के वार्डों के परिसीमन हेतु निम्नलिखित प्रस्ताव उन व्यक्तियों की जानकारी हेतु 
प्रकाशित किया जाता है, जिनको इससे प्रभावित होने की सम्भावना है । 

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 10 दिन की अवधि समाप्ति 
पर या इसके पश्चात् सरकार , ऐसे आक्षेपों अथवा सुझावों, यदि कोई हो, जो अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी 
स्थानीय निकाय विभाग / महानिदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा, पंचकुला द्वारा उपायुक्त , यमुनानगर के माध्यम से 
किसी व्यक्ति से प्रस्ताव के सम्बन्ध में इस प्रकार की विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किये जायें, विचार करेगी । 

सीमाओं की अनुसूची 
वार्ड नं 0 01 : - तहसील रोड पर बिंदु A ( जोकि प्रारम्भिक बिंदु है) जहां नगरपालिका की सीमा मिलती है , से पश्चिम दिशा में 
जलघर तक । जलघर से दक्षिण पूर्व दिशा में देवेंद्र कुमार के प्लॉट तक । देवेंद्र कुमार के प्लॉट से दक्षिण पश्चिम दिशा की 
ओर अमीर चंद के घर तक । अमीर चंद के घर से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर अशोक कुमार के घर तक । अशोक कुमार के घर 
से दक्षिण दिशा की ओर सतीश आहूजा के घर तक । सतीश आहूजा के घर से दक्षिण पश्चिम दिशा में सतपाल के घर तक । 
सतपाल के घर से पश्चिम दिशा में कृष्ण लाल शर्मा के घर तक । कृष्ण लाल शर्मा के घर से दक्षिण दिशा की ओर घनश्याम 
दास के घर तक । घनश्याम दास के घर से पश्चिम उत्तर दिशा में ओमप्रकाश के घर तक । ओमप्रकाश के घर से पश्चिम दिशा 
की ओर डॉ विपिन के घर तक । डॉ विपिन के घर से उत्तर दिशा में नरेश वर्मा ( राममूर्ति की हवेली) के घर तक । नरेश वर्मा 
(राममूर्ति की हवेली) के घर से पश्चिम दिशा में उर्मिला जैन के घर तक । उर्मिला जैन के घर से उत्तर पूर्व दिशा में वक्फ बोर्ड 
(मास्टर महेंदर) तक । वक्फ बोर्ड ( मास्टर महेंदर ) से पश्चिम दिशा में ज्योति बाली के घर तक । ज्योति बाली के घर से पश्चिम 
दिशा में नरेश बख्शी के घर तक | नरेश बख्शी के घर से उत्तर दिशा में अख्तर अली के प्लॉट तक । अख्तर अली के प्लॉट से 
पश्चिम दिशा में तहसील रोड पर बिंदु B तक जहां नगरपालिका की सीमा है, यहाँ से नगरपालिका की सीमा के साथ - साथ 
होते हुए प्रारम्भिक बिंदु A तक । 
वार्ड नं 0 02 : - प्रारंभिक बिंदु C रणबीर सिंह के घर से पूर्व दिशा में दिलबाग शर्मा के घर तक । दिलबाग शर्मा के घर से पूर्व 
दिशा की ओर प्रदीप कालड़ा के घर तक । प्रदीप कालड़ा के घर से दक्षिण पश्चिम दिशा में चमन लाल के घर तक । चमन 
लाल के घर से पूर्व दिशा की ओर संजय कुमार के घर तक । संजय कुमार के घर से दक्षिण दिशा की ओर वक्फ बोर्ड की 
जमीन तक । वक्फ बोर्ड की जमीन से दक्षिण पूर्व दिशा में हरिकृष्ण के घर तक । हरिकृष्ण के घर से दक्षिण दिशा की ओर 
मुकेश कुमार के घर तक । मुकेश कुमार के घर से पूर्व दिशा की ओर जामा मस्जिद तक । जामा मस्जिद से पूर्व दक्षिण दिशा 
की ओर श्रवण की दुकानों तक । श्रवण की दुकानों से दक्षिण दिशा में राकेश खुल्लर पुत्र संतोष खुल्लर की दुकान तक । 
राकेश खुल्लर पुत्र संतोष खुल्लर की दुकान से पश्चिम दिशा की ओर सुमित चुघ की सीएससी तक । सुमित चुघ की सीएससी 


- 


( 1635 ) 


1636 


HARYANA GOVT . GAZ . ( EXTRA.), AUG. 19 , 2020 ( SRVN. 28 , 1942 SAKA) 


से पश्चिम दिशा में सुखपाल पुत्र जनकराज के घर तक । सुखपाल पुत्र जनकराज के घर से उत्तर दिशा में पीर बुधु शाह 
गुरुद्वारा की खाली जमीन तक । पीर बुधु शाह गुरुद्वारा की खाली जमीन से पूर्व दिशा की ओर दिनेश के घर तक । दिनेश के 
घर से उत्तर दिशा में रणबीर सिंह के घर तक जोकि प्रारम्भिक बिंदु C है । 
वार्ड नं 0 03 : - प्रारंभिक बिंदु D देशराज के घर से पश्चिम दिशा में उर्मिला रानी के घर तक । उर्मिला रानी के घर से दक्षिण 
दिशा की ओर बलदेव राज की दुकान तक । बलदेव राज की दुकान से पश्चिम दिशा में अमित की दुकान तक । अमित की 
दुकान से दक्षिण दिशा की ओर सुभाष की दुकान तक । सुभाष की दुकान से पश्चिम दिशा की ओर आनंद फुट वियर ( बोबी) 
तक । आनंद फुट वियर (बोबी) से उत्तर दिशा में राजकुमार की दुकान तक । राजकुमार की दुकान से पश्चिम दिशा की ओर 
शांति देवी पत्नी वीरेंद्र वर्मा के घर तक । शांति देवी पत्नी वीरेंद्र वर्मा के घर से उत्तर दिशा में अनुराधा पत्नी धर्मवीर के घर 
तक । अनुराधा पत्नी धर्मवीर के घर से उत्तर दिशा की ओर राजीन कुमार पुत्र सुरेंद्र कुमार के घर तक । राजीन कुमार पुत्र 
सुरेंद्र कुमार के घर से पूर्व दिशा की ओर सनातन मंदिर तक । सनातन मंदिर के उत्तर दिशा वाली गली से पूर्व दिशा में नरेश 
के घर तक । नरेश के घर से दक्षिण दिशा में कश्मीरी लाल के घर तक । कश्मीरी लाल के घर से पूर्व दिशा में देशराज के घर 
तक जोकि प्रारम्भिक बिंदु D है । 
वार्ड नं 0 04: - प्रारंभिक बिंदु E अभिषेक की दुकान से पश्चिम दिशा में लालचंद के घर तक । लालचंद के घर से उत्तर 
पश्चिम दिशा में मंगल राम के घर तक । मंगल राम के घर से उत्तर दिशा में चमन लाल के प्लॉट तक । चमन लाल के प्लॉट 
से पश्चिम दिशा में सलिन्दर के घर तक । सलिन्दर के घर से दक्षिण दिशा की ओर जगदीश दुआ के घर तक । जगदीश दुआ 
के घर से पश्चिम दिशा की ओर साहिल की दुकानों तक । साहिल की दुकानों से उत्तर पूर्व दिशा में जलघर तक । जलघर से 
उत्तर पश्चिम दिशा में तहसील रोड पर स्थित जलघर तक । इस जलघर से पूर्व दिशा में रोजे वाला पूल के सामने तक । रोजे 
वाला पूल के सामने से पूर्व दिशा में निसार अली की दुकानों तक । निसार अली की दुकानों से दक्षिण दिशा में रविदास मंदिर 
के सामने से होते हुए अभिषेक की दुकान तक जोकि प्रारम्भिक बिंदु E है । 
वार्ड नं 0 05 : - प्रारम्भिक बिंदु F नवासी राम की दुकान ( सैनी इलेक्ट्रिक्स) से दक्षिण दिशा में प्रह्लाद की दुकान 
(नगरपालिका की दुकान) तक । प्रहलाद की दुकान (नगरपालिका की दुकान) से पश्चिम दिशा में नरेंद्र पुत्र मदन लाल की 
दुकान तक । नरेंद्र पुत्र मदनलाल की दुकान से उत्तर दिशा की ओर सचिन वर्मा की दुकान तक । सचिन वर्मा की दुकान 

से 
पूर्व दिशा की ओर पिंकी के घर तक । पिंकी के घर से उत्तर दिशा में ओमप्रकाश के घर तक । ओमप्रकाश के घर से पूर्व दिशा 
की ओर नवासी राम की दुकान ( सैनी इलेक्ट्रिक्स) तक जोकि प्रारम्भिक बिंदु F है । 
वार्ड नं 0 06 : - गौशाला रोड पर बिंदु प्रारम्भिक बिंदु G जहां नगरपालिका की सीमा आरम्भ होती है , से उत्तर दिशा में गजेंद्र 
सेठ की खाली जगह तक । गजेंद्र सेठ की खाली जगह से उत्तर दिशा में तोरावाला तालाब मंदिर तक । तोरावाला तालाब मंदिर 
से पश्चिम दिशा की ओर सामान्य अस्पताल रोड चलते हुए सुनीता पत्नी सतपाल बत्रा की दुकान तक । सुनीता पत्नी सतपाल 
बत्रा की दुकान से उत्तर दिशा में पंजाब नेशनल बैंक के सामने से होते हुए, कोटला रोड पर चलते हुए, डीएवी कॉलेज की 
खाली जगह (3.5 एकड़) तक । डीएवी कॉलेज की खाली जगह ( 3.5 एकड़) से उत्तर पश्चिम दिशा में तहसील रोड पर जहाँ 
नगरपालिका की सीमा बिंदु H पर काटती है । बिंदु H से पूर्व दिशा में नगरपालिका सीमा के साथ - साथ होते हुए प्रारम्भिक 
बिंदु G तक । 
वार्ड नं 0 07 : - दो सड़का रोड पर प्रारभिक बिंदु I जहां नगरपालिका की सीमा आरम्भ होती है, से उत्तर पूर्व दिशा में अनाज 
मंडी और बस स्टैंड के सामने से होते हुए हिंदू स्कूल की दुकानों तक । हिंदू स्कूल की दुकानों से पूर्व दिशा में सामान्य 
अस्पताल रोड पर, सामान्य अस्पताल के सामने से होकर तेजपाल और सतपाल की दुकानों तक । तेजपाल और सतपाल की 
दुकानों से दक्षिण दिशा में कृष्णा देवी पत्नी हरीश की दुकान तक । कृष्णा देवी पत्नी हरीश की दुकान से दक्षिण पश्चिम दिशा 
की ओर धरमचंद पटवारी के घर तक । धरमचंद पटवारी के घर से दक्षिण दिशा की ओर गौशाला रोड पर बिंदु J तक । बिंदु 
J से पश्चिम दिशा में नगरपालिका सीमा के साथ - साथ होते हुए प्रारम्भिक बिंदु तक । 
वार्ड नं 0 08 : - प्रारम्भिक बिंदु K मोहन लाल के घर से उत्तर दिशा की ओर अशोक राणा पुत्र रोशन लाल के घर तक । 
अशोक राणा पुत्र रोशन लाल के घर से पूर्व दिशा में उधव मंदिर के सामने से होते हुए मान सिंह भगत के घर तक । मान 
सिंह भगत के घर से उत्तर दिशा की ओर सोहन लाल मास्टर के घर तक । सोहन लाल मास्टर के घर से पूर्व दिशा की ओर 
रामपाल राणा के घर तक । रामपाल राणा के घर से दक्षिण पूर्व दिशा में सुंदरा देवी के घर तक । सुंदरा देवी के घर से उत्तर 
पूर्व दिशा में , दादा खेड़ा के सामने से होकर झूरा वाली गली से कस्तूरी लाल की दुकान ( खारा कुआँ चौक) तक । कस्तूरी लाल 
की दुकान ( खारा कुआँ चौक) से दक्षिण पूर्व दिशा में मोहन लाल पुत्र रघुनंदन की दुकान (नगरपालिका की दुकानें ) तक । 
मोहन लाल पुत्र रघुनंदन की दुकान (नगरपालिका की दुकानें ) से बाज़ार रोड पर पश्चिम दिशा में दो सड़का रोड पर 
नगरपालिका की सीमा तक । नगरपालिका की सीमा के साथ - साथ चलते हुए ईदगाह रास्ते से होते हुए मोहन लाल के घर 
तक जो कि प्रारम्भिक बिंदु K है । 
वार्ड नं 0 09 : - प्रारम्भिक बिंदु L जगदीश चंद की दुकान से दक्षिण दिशा में खारा कुआँ चौक से होते हुए सुरेंद्र के घर तक । 
सुरेंद्र के घर से दक्षिण दिशा में बलराम के घर तक । बलराम के घर से दक्षिण पश्चिम दिशा में दादा खेड़ा के सामने से होते 
हुए शिव मंदिर तक । शिव मंदिर से उत्तर पश्चिम दिशा में मामराज कानूनगो के घर तक । मामराज कानूनगो के घर से उत्तर 
दिशा की ओर पवन कुमार के घर तक । पवन कुमार के घर से उत्तर दिशा में मंगत राम के घर तक । मंगत राम के घर से 
उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवीन जैन के घर तक । प्रवीन जैन के घर से उत्तर दिशा की ओर श्वेताम्बर जैन मंदिर की दुकानों 


HARYANA GOVT . GAZ . ( EXTRA . ) , AUG . 19 , 2020 ( SRVN . 28 , 1942 SAKA) 


1637 


तक । श्वेताम्बर जैन मंदिर की दुकानों से पूर्व दक्षिण दिशा की ओर जगदीश चंद की दुकान तक जो कि प्रारम्भिक बिंदु 


L 


वार्ड नं 0 10: - प्रारम्भिक बिंदु M बलबीर पुत्र भूतचंद के प्लाट से उत्तर दिशा में पुना राम के घर तक । पूना राम के घर से 
पूर्व दिशा की ओर रिम्पी रानी के घर तक । रिम्पी रानी के घर से उत्तर दिशा में प्रीतमपाल की आटा चक्की तक । प्रीतमपाल 
की आटा चक्की से पश्चिम दिशा की ओर मृगपाल के घर तक । मृगपाल के घर से उत्तर दिशा की ओर मोहन लाल पुत्र 
गणेश दास के घर तक । मोहन लाल पुत्र गणेश दास के घर से पूर्व दिशा में जस्सी की दुकान तक । जस्सी की दुकान से 
दक्षिण दिशा की ओर स्वाला मंदिर तक । स्वाला मंदिर से दक्षिण दिशा में खादी आश्रम तक । खादी आश्रम से पश्चिम दिशा की 
ओर सुभाष डिपो होल्डर की दुकान तक । सुभाष डिपो होल्डर की दुकान से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर उधव मंदिर तक । 
उधव मंदिर से पश्चिम दिशा में बलबीर पुत्र भूतचंद के प्लाट तक जो कि प्रारम्भिक बिंदु M है । 
वार्ड नं 0 11 : - प्रारम्भिक बिंदु N से पूर्व दिशा की ओर बिच्छाराम के घर तक । बिच्छाराम के घर से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर 
कश्मीरी के घर तक । कश्मीरी के घर से उत्तर पूर्व दिशा में राजरानी के घर तक । राजरानी के घर से पूर्व दिशा में खेमचंद के 
घर तक । खेमचंद के घर से दक्षिण दिशा में ईदगाह रास्ते से नगरपालिका की सीमा पर बिंदु R तक । बिंदु R से उत्तर दिशा 
में नगरपालिका की सीमा के साथ - साथ होते हुए प्रारम्भिक बिंदु N तक । 
वार्ड नं 0 12 : - प्रारम्भिक बिंदु O कासिम की दुकान ( तहसील रोड पर ) से दक्षिण पूर्व दिशा में मेहरबान के घर तक । मेहरबान 
के घर से दक्षिण पश्चिम दिशा में जलघर तक । जलघर से दक्षिण दिशा में नानक चंद के घर तक । नानक चंद के घर से पूर्व 
दिशा की ओर योगेश कुमार के घर तक । योगेश कुमार के घर से उत्तर पूर्व दिशा की ओर दीपक गेरा की दुकानों तक । 
दीपक गेरा की दुकानों से पूर्व दिशा की ओर जसबीर सिंह चड्डा की दुकान तक । जसबीर सिंह चड्डा की दुकान से दक्षिण 
दिशा में जसबीर सिंह चड्डा के घर तक । जसबीर सिंह चड्डा के घर से पश्चिम दिशा में रमेश कुमार की दुकान तक । रमेश 
कुमार की 

दुकान से दक्षिण दिशा की ओर जेठा राम की दुकान तक । जेठा राम की दुकान से पश्चिम दिशा में जसवीर सिंह 
की दुकान तक । जसवीर सिंह की दुकान से पश्चिम दिशा की ओर सम्पूर्ण सिंह के घर तक । सम्पूर्ण सिंह के घर से पश्चिम 
दिशा में मोहन लाल के घर तक । मोहन लाल के घर से पश्चिम दिशा में नगरपालिका की सीमा तक । नगरपालिका की सीमा 
के साथ - साथ होते हुए प्रारम्भिक बिंदु O तक । 
वार्ड नं 0 13 : - प्रारम्भिक बिंदु P देवेंद्र की दुकान से पूर्व दिशा में सिख दरवाजा के सामने से होते हुए समता योग आश्रम 
तक । समता योग आश्रम से दक्षिण दिशा में त्रिवेणी खेड़ा के सामने से होते हुए पदम बख्शी के घर तक । पदम बख्शी के घर 
से पश्चिम दिशा में सुदेश देवी के घर तक । सुदेश देवी के घर से दक्षिण दिशा में , वाल्मीकि मंदिर और सरस्वती हाई स्कूल के 
सामने से होते हुए हंसराज के घर तक । हंसराज के घर से पश्चिम दिशा में तनेजा आटा चक्की तक । तनेजा आटा चक्की से 
पश्चिम दिशा में मस्जिद तक । मस्जिद से उत्तर दिशा की ओर शशिकांत के घर तक । शशिकांत के घर से उत्तर पूर्व दिशा की 
ओर लाखन के घर तक । लाखन के घर से उत्तर पश्चिम दिशा में देवेंद्र की दुकान तक जो कि प्रारम्भिक बिंदु P है । 


। 


एस ० एन ० राय, 
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार , 

शहरी स्थानीय निकाय विभाग । 


HARYANA GOVERNMENT 


URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT 


Notification 


The 19th August, 2020 
No. 18 / 173 / 2020-5C1.- In pursuance of the provision of Rule - 9 of the Haryana Municipal Delimitation of 
Wards Rules, 1977 and in supersession of all previous orders /notification issued in this behalf, the Governor of 
Haryana hereby publish the following proposal for the delimitation of the wards of Municipal Committee, 
Sadhaura , District - Yamunanagar for information of the persons likely to be affected thereby. 

Notice is hereby given that the proposal will be taken into consideration by the Government on or after 
the expiry of period of 10 days from the date of publication of this order in the official gazette , together with 
objections and suggestions if any , which may be received by the Additional Chief Secretary to Government of 
Haryana, Urban Local Bodies Department/ Director General Urban Local Bodies , Haryana, Panchkula through 
Deputy Commissioner , Yamunanagar from any person in respect of the proposal before the expiry of the period so 
specified. 

SCHEDULE OF BOUNDARIES 
Ward No. 01 : - Starting from the point A ( which is the starting point) on Tehsil road where limit of municipal 
committee meets , move in West direction till Water station . Water station to South - East direction till 
Devender Kumar s plot . From Devender Kumar s plot to South - West direction till Amir Chand s house. 


1638 


HARYANA GOVT . GAZ . (EXTRA ), AUG . 19 , 2020 ( SRVN . 28 , 1942 SAKA ) 


Amir Chand s house to South -East direction till Ashok Kumar s house. From Ashok Kumar s house to South 
direction till Satish Ahuja s house. Satish Ahuja s house to South - East direction till Satpal s house . From Satpal s 
house to West direction till Krishan Lal Sharma s house . Krishan Lal Sharma s house to South direction till 
Ghanshyam Das s house . Ghanshyam Das s house to North -West direction till Omprakash s house . From 
Omprakash s house to West direction till Dr. Vipin s house . Dr. Vipin s house to North direction till Naresh Verma s 
house (Rammurti s Haveli ) . From Naresh Verma s house (Rammurti s Haveli) to West direction till Urmila Jain s 
house . Urmila Jain s house to North - East direction till Waqf Board (Master Mahender ). Waqf Board (Master 
Mahender) to West direction till Jyoti Bali s house . From Jyoti Bali s house to West direction till Naresh Bakshi s 
house . Naresh Bakshi s house to North direction till Akhatar Ali s plot . From Akhatar Ali s plot to West direction on 
Tehsil road till the point B where the limit of municipal committee , moving along with municipal committee limit 
till starting point A . 
Ward No. 02 : - Starting from the point C from Ranbir Singh s house to east direction till Dilbag Sharma s house . 
Moving from Dilbag Sharma s house towards east direction till Pardeep Kalra s house. From Pardeep Kalra s house 
to south west direction till Chaman Lal s house . From Chaman Lal s house to east direction till Sanjay Kumar s 
House . Moving towards south direction from Sanjay Kumar s House to Waqf Board s land. Waqf Board s land to 
south east direction till Harikrishan s house. From Harikrishan s house moving towards south direction till 
Mukesh Kumar s house . From Mukesh Kumar s house moving towards east direction till Jama Mosque. 
Jama Mosque to south east direction till Sharvan s shops. Sharvan s shops to south direction till Rakesh Khullar s/ 
Santosh Khullar s shop . From Rakesh Khullar S / o Santosh Khullar s shop moving towards west direction till 
Sumit Chugh s CSC.From Sumit Chugh s CSC to west direction till Sukhpal S /o Janakraj s house . Sukhpal 
S / o Janakraj s house to north direction till Peer Budhu Shah Gurdwara s vacant land. From Peer Budhu Shah 
Gurdwara s vacant land to east direction till Dinesh s house. Dinesh s house to north direction till Ranbir Singh s 
house which is starting point C . 
Ward No. 03 : - Starting from point ‘D Deshraj house to west direction till Urmila Rani s house. Urmila Rani s house 
to south direction till Baldev Raj s shop . From Baldev Raj s shop to west direction till Amit s shop. Amit s shop to 
south direction till Subhash s shop. Subhash s shop to west direction till Anand foot wears (Boby ) . From Anand foot 
wears ( Boby ) to north direction till Rajkumar s shop. Rajkumar s shop to west direction till Shanti Devi w / o 
Virender Verma s house . Shanti Devi W / o Virender Verma s house to north direction till Anuradha w/o Dharamvir s 
house. Anuradha w/o Dharamvir s house to north direction till Rajin Kumar s/o Surender Kumar s house . 
Rajin Kumar s/o Surender Kumar s house to east direction till Sanatan Temple . From street in north direction of 
Sanatan Temple to east direction till Naresh s house. Naresh s house to south direction till Kashmiri Lal s house . 
From Kashmiri Lal s house to east direction till Deshraj house which is starting point D . 
Ward No. 04 : - Starting from point E Abhishek s shop to west direction till Lalchand s house. From Lalchand s 
house move in north west direction towards Mangal Ram s house. Mangal Ram s house to north direction till 
Chaman Lal s plot . Move in west direction from Chaman Lal s plot to Salinder s house . Salinder s house to south 
direction till Jagdish Dua s house. Move from Jagdish Dua s house to west direction till Sahil s shops. From Sahil s 
shops move in north east direction towards Water station . From Water station to north west direction till Water station 
on Tehsil road .From this Water station to east direction till in front of Roje wala pool . From front of Roje wala pool 
to east direction till Nishar Ali s shops. Nishar Ali s shops to south direction through in front of Ravidas Temple to 
Abhishek s shop which is starting point ‘ E . 
Ward No. 05 : - Starting from point ‘ F ’ Nawasi Ram s shop ( Saini Electrics) to south direction till Prahlad s shop 
(Municipal Committee s shop ). Walking in west direction from Prahlad s shop (Municipal Committee s shop ) till 
Narender s / o Madan Lal s shop. From Narender s / o Madan Lal s shop moving towards north direction till 
Sachin Verma s shop. Sachin Verma s shop to east direction till Pinki s house . From Pinki s house move in north 
direction till Omprakash s house . Omprakash s house to east direction till Nawasi Ram s shop (Saini Electrics) which 
is starting point “ E . 
Ward No. 06 : - Starting from point ‘ G ’ on Goushala road where limit of municipal committee starts to north direction 
till Gajender Seth s vacant place . From Gajender Seth s vacant place to north direction till Torawala talab temple. 
Walking from Torawala talab temple to west direction on civil hospital road till Sunita w/o Satpal Batra s shops. 
Sunita w / o Satpal Batra s shops to north direction through in front of Punjab National Bank , on Kotala Road till 
D.A.V.College s ( 3.5 Acre ) vacant place. From D.A.V.College s ( 3.5 Acre) vacant place to north west direction on 
Tehsil road till where municipal committee limit cuts on point H . From point H to east direction , moving along 
with municipal committee limit till starting point ‘ G ’ . 
Ward No. 07 : - Starting from point l on Do sadha road where limit of municipal committee starts to north east 
direction through the front of Bus stand and Grain Market till Hindu School s shop. From Hindu School s shop to east 
direction on civil hospital road through in front of civil hospital till Tejpal and Satpal s shops. From Tejpal and 
Satpal s shops to south direction till Krishna Devi s w / o Harish shop. From Krishna Devi wlo Harish shop to south 


HARYANA GOVT . GAZ . (EXTRA ), AUG . 19 , 2020 ( SRVN . 28 , 1942 SAKA ) 


1639 


west direction till Dharamchand s Patwari house . Dharamchand s Patwari house to south direction on Goushala road 
till point I . From point I to west direction, moving along with municipal committee limit till starting point l . 
Ward No. 08 : - Starting from point ‘ K ’ Mohan Lal s house to north direction till Ashok Rana s/o Roshan Lal s house. 
Ashok Rana s / o Roshan Lal s house to east direction through in front of Udhav Temple till Maan Singh Bhagat s 
house. Maan Singh Bhagat s house to north direction till Sohan Lal Master s house. From Sohan Lal Master s house 
to east direction till Rampal Rana s house. Rampal Rana s house to south east direction till Sundra Devi s house. 
Sundra Devi s house to north east direction through the front of Dada Khera towards Jhura s Street till Kasturi Lal s 
shop (Khara Kuan Chowk ). From Kasturi Lal s shop (Khara Kuan Chowk ) to south east direction till Mohan Lal s/o 
Raghunandan s shop (Municipal committee shops ). Mohan Lal s / o Raghunandan s shop (municipal committee shops) 
on Bazar road to west direction on Do Sadhaka road till limit of municipal committee . Moving along with municipal 
committee limit through Eidgah Rasta till Mohan Lal s house which is starting point ‘ K . 
Ward No. 09 : - Starting from point L Jagdish Chand s shop to south direction through Khara Kuan Chowk till 
Surender s house . Surender s house to south direction till Balram s house . From Balram s house to south west 
direction through the front of Dada Khera till Shiv temple. From Shiv temple to north west direction till 
Mamraj Kanungo s house. From Mamraj Kanungo s house to north direction till Pawan Kumar s house. 
Pawan Kumar s house to west direction till Mangat Ram s house . Mangat Ram s house to north west direction till 
Parveen Jain s house. From Parveen Jain s house to north direction till Shawetambar Jain Temple s shops. 
Sawetambar Jain Temple s shops to south east direction till Jagdish Chand s shop which is starting point L . 
Ward No. 10 : - Starting from point M Balbir s/o Bhutchand s plot to north direction till Puna Ram s house . From 
Puna Ram s house moving towards east direction till Rimpi Rani s house. Rimpi Rani s house to north direction 
Pritampal s Aata Chakki. Moving from Pritampal s Aata Chakki to west direction till Mragpal s house . Mragpal s 
house to north direction till Mohan Lal s / o Ganesh Das s house . From Mohan Lal s / o Ganesh Das s house to east 
direction till Jassi s shop . From Jassi s shop to south direction till Swala temple. From Swala temple to south east 
direction till Khadi aashram . Khadi aashram to west direction till Subhash Dipo Holder s shop. From Subhash Dipo 
Holder s shop to south west direction till Udhav temple. From Udhav temple to west direction till Balbir s/o 
Bhutchand s plot which is starting point M . 
Ward No. 11 : - Starting from the point ‘ N ’ to east direction till Bichha Ram s house . Moving towards south east 
direction from the house of Bichha Ram to Kashmiri s house. Kashmiri s house to north east direction till Rajrani s 
house. From Rajrani s house to east direction till Khemchand s house . From Khemchand s house to south direction 
through Eidgah Rasta till point R on municipal committee limits. From point R to north direction, moving along 
with municipal committee limit till starting point ‘ N. 
Ward No. 12 : - Starting from the point O’Kasim s shop ( on Tehsil road ) to south east direction till Meharban s 
house. Moving from Meharban s house to south west direction till Water station . Water station to south direction 
till Nanak Chand s house . From Nanak Chand s house to east direction till Yogesh Kumar s house. From 
Yogesh Kumar s house to north east direction till Deepak Ghera s shops. Deepak Ghera s shops to east direction till 
Jasbir Singh Chadda s shop. Jasbir Singh Chadda s shop to south direction till Jasbir Singh Chadda s house . 
Jasbir Singh Chadda s house to west direction till Ramesh Kumar s shop. Ramesh Kumar s shop to south direction 
till Jetha Ram s shop . Jetha Ram s shop to west direction till Jasveer Singh s shop . Jasveer Singh s shop to west 
direction till Sampuran Singh s house. Sampuran Singh s house to west direction till Mohan Lal s house. From 
Mohan Lal s house to west direction till limit of municipal committee. Moving along with municipal committee limit 
till starting point O . 
Ward No. 13 : - Starting from the point P Devender s shop to east direction through in front of Sikh Darwaja till 
Samta Yog Aashram . From Samta Yog Aashram to south direction in front of Triveni Khera to Padam Bakshi s 
house . From Padam Bakshi s house to west direction till Sudesh Devi s house . From Sudesh Devi s house to south 
direction through in front of Valmiki Temple and Saraswati High School till Hansraj s house . Hansraj s house to west 
direction till Taneja Aata Chakki. Taneja Aata Chakki to west direction till Mosque. From Mosque to north direction 
till Shashikant s house . Shashikant s house to north east direction till Lakhan s house. From Lakhan s house to north 
west direction till Devender s shop which is starting point ‘ P . 


S. N. ROY , 
Additional Chief Secretary to Government Haryana, 

Urban Local Bodies Department. 


8870 — C.S. - H.G.P ., Pkl. 


